188 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 2 , 1971 (PHGN. 11 , 1892 SAKA) 


(PART I 


OFFICE OF THE FINANCIAL COMMISSIONER , REVENUE , HARYANA 


The 19th February , 1971 


No. 799- E. II- 71/ 5079 .-- Consequent upon the officiating appointment of Shri Gajraj Singh , Naib 
Tehsildar of Ambala Division, as Tahsildar, made vide Commissioner, Ambata Division Order, dated 10th 
December, 1970 , Shri Gajraj Singh , Naib - Tahsildar, took over charge of the post of Tax Recovery Officer , 
Rohtak in the time scale of Tahsildar, Rs. 350-25-500/ 30-650 / 30-800 , with a special pay of Rs. 75 per 
mensem , with effect from 18th December, 1970 (afternoon ). 

N. K. S. JHALA, Dy. Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


संशोधन 


दिनांक , 17 फरवरी, 1971 


क्रमांक 7374-10-70/ 4679. हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना, जोकि क्रमांक 3226- गा 
70/13452 , दिनांक 20 जून , 1970 द्वारा जारी हुई थी , में क्रमशः 2 के सामने “जागीर पाने वाले का नाम " कालम के 
नीचे " श्रीमती चन्द्रकान्ता " की बजाए " श्रीमती चन्द्रकला " समझा जाए । 


कारीजन्डम ( शुद्धि -पत्र ) 

दिनांक 19 फरवरी, 1971 
क्रमांक 7439 - र-III - 70 /4920.- हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग की अधिसूचना , जोकि क्रम संख्या 304 
र- III - 70/ 5964, दिनांक 16 मार्च, 1970 के द्वारा जारी हुई थी , में क्रम संख्या पांच के सम्मुख फसल /वर्ष जबसे 
जागीर दी गई कालम के नीचे खरीफ 1964 की जगह खरीफ़ 1965 समझा जाये । 


दिनांक 24 फरवरी , 1971 
क्रमांक 6971 - III -71/ 5406: -- श्री सावन सिंह, पुन जवाला सिंह , गांव तरावड़ी, तहसील व जिला करनाल की मृरण 
के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री सावन सिंह की म बलिक 100 रुपए की जागीर जोकि उसे हरियाणा सरकार 
की अधिसूचना 468 -र- III - 69 /7912, दिनांक 14 अप्रैल , 1969 द्वारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमती लाजवन्ती , विधवा श्री सावन 
सिंह कोखरीफ़ 1970 से 150 रु ० वार्षिक दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग संनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत 
किया जाएगा । 

क्रमांक 6969-र ( III ) -70/5412.--- श्री मोहर सिंह, पुत्र धनसी राम, गांव माडोला, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की मृत्यु के 
परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वीपंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है कि श्री मोहर सिंह की मुबलिक 100 रुपए की जागीर , जोकि उसे हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना संख्या 580 1-7-4-67/ 4589 , दिनांक 4 दिसम्बर, 1967 द्वारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमती प्यारी, विधवा श्री मोहर 
सिंह के नाम रवी 1970 के लिये 100 रुपए वार्षिक दर तथा खरीफ़ 1970 से मारे 150 रुपए वार्षिक दर से मंजूर की 
जाती है । इन मधिकारों का प्रयोग संनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत दिया जायेगा । 


क्रमांक 197 -र( III ) -71 / 5417- श्री प्रभुराम , पुत्र छबीला राम , माव डालनवास, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की 
मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री प्रभूराम की मुबलिक 140 रुपए की जागीर, जो कि उसे संयुक्त 
पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 8930-जन-III- 66 /15970 , दिनांक 5 जुलाई, 1966 द्वारा मंजूर की गई पी अब 
श्रीमती सदाकोर विधवा श्री प्रभुराम के नाम रबी, 1970 के लिए 140 रुपए वार्षिक दर से तथा खरीफ़ 1970 से आगे 200 
रुपए वार्षिक दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शतों के अन्र्तगत किया जाएगा । 

ए . के . मामा , उप -सचिव । 


